रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


EF-- 


. . 


v 


1 : 


. . 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 15 , 2015 / वैशाख 25 , 1937 
NEW DELHI , FRIDAY, MAY 15 , 2015 /VAISAKHA 25, 1937 


सं. 1015 ] 
No. 1015 ] 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 12 मई, 2015 


का. आ. 1296( अ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) तारीख 18 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार 
के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ . 2677 ( अ), तारीख 17. 10.2014 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला 
इलाहाबाद में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा (4) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों 
न्यायाधीश (हिन्दी) में तारीख 28 .11. 2014 और अमर उजाला (हिन्दी) में तारीख 28. 11.2014 को प्रकाशित किया गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया है और तदानुसार उन पर 
आदेश पारित किये गये हैं ; 


और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी 


है 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 20ड़ की उप - धारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप - धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशित होने पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि आत्यंतिक रुप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 
2150 GI/ 2015 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में विशेष रेलवे प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए इलाहाबाद जिला में जाने वाली अवसंरचना सहित 

___ या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


सं० 


( ) 


कृषि 


कृषि 


जिले का नाम: इलाहाबाद 
कम तहसील ग्राम का सर्वेक्षण | भूमि का | भूमि की | अर्जित भूमि 

भू स्वामी / स्वामियों के नाम 
सं० ] का नाम नाम 

प्रकार प्रकृति का क्षेत्रफल 

(हेक्टेयर में ) 
| (1) ( 2 ) । (3 ) (4 ) । ( 5) | (6 ) । 
मेजा (1 ) कठार 19 निजी । 

0 . 0200 | विनोद शंकर पुत्र त्रिभुवन नाथ, अक्षयवर नाथ पुत्र 

नरेन्द्रनाथ व योगेश द्विवेदी स्व0 चन्द्र शेषर दिनेश चन्द्र 
व महेश चन्द्र व राकेश कुमार व नागेश कुमार व राजेश 
कुमार पुत्रगण नरेन्द्रनाथ नि0 सोंरावपाती, श्रीमती 
गायत्री पाण्डेय पत्नी सूर्यमणि पाण्डेय नि0 निवैया , 
जटाशंकर पुत्र जगन्नाथ, श्रीमती कल्पना देवी पत्नी 
राजेश कुमार पाण्डेय , त्रिवेणी शंकर पुत्र त्रिभुवन नाथ 

नि0 ग्राम 
| (2) सोरांवपाती | 762 (मिन्ज ) । निजी । कृषि । 0. 0166 जगदीश नरायन व अमरेश चन्द्र पुत्रगण हरी संगम दूबे 

नि0 ग्राम व लता तिवारी पुत्र सतीश चन्द्र नि0 ग्राम , 
विनय कुमार तिवारी पुत्र गुरू प्रसाद, रूदई राम पुत्र 
मातासरन , श्रीमती आशा देवी पत्नी नेबू लाल , संजय 
कुमार पुत्र स्व० विजय शंकर, श्रीमती शरला देवी पत्नी 

स्व0 विजय शंकर, विजय कुमार पुत्र आनन्द किशोर 
| 838 (मिन्ज )| निजी । कृषि - 0.0170 रामचन्द्र व झुल्लन प्रसाद पुत्र कालूराम , लालमणि व 

रामबाबू पुत्रगण गंगोली नि0 ग्राम 
840 (मिन्ज ) । निजी । 

0 . 2250 अनिल कुमार व आनन्द कुमार पुत्रगण कमलेश्वरनाथ, 

श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व0 नन्हे लाल पाण्डेय , 
विवेक कुमार व सुधीर कुमार पुत्रगण लक्ष्मीशंकर , 

श्रीमती आशा देवी पत्नी लक्ष्मीशंकर नि0 ग्राम 
841 (मिन्ज ) । निजी कृषि 0 .0958 करमचन्द्र व महेश चन्द्र व अविनाश चन्द्र पुत्रगण रमा 

शंकर नि0 ग्राम 
857 (मिन्ज ) । निजी । कृषि 0 . 2281 उमाशंकर पुत्र जगदम्बा प्रसाद नि0 ग्राम 
862 (मिन्ज ) । निजी 

0 .0678 अमरनाथ , विसम्भरनाथ, सिद्वनाथ, केदारनाथ पुत्रगण 

सहदेव नि0 ग्राम लखनपुर 
करछना | (1 ) ब्योहरा 202 (मिन्ज ) । निजी कृषि 0 . 0750 हीरालाल , ज्ञान बहादुर, नवाब बहादुर, सुरेश बहादुर , 

दिनेश बहादुर पुत्रगण रंगबली सिंह नि0 ग्राम , 
कृष्णाकान्त , उमाकान्त, शिवाकान्त पुत्रगण रमाशंकर व 
श्रीमती राजपती देवी पत्नी रमाशंकर नि0 ग्राम , 
दयाशंकर, कमलेश पुत्रगण मातासरन, अर्जुन, भीम , 
नकुल, सहदेव पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती रामरानी पत्नी 
जगन्नाथ, लल्लूराम, लालबाबू, श्यामबाबू, दरोगा प्रसाद, 

अरूण कुमार पुत्रगण हरिशंकर, नि0 ग्राम 
(2 ) बजहा 461 (मिन्ज ) । निजी । कृषि | 0 . 1140 कृष्णकान्त , शिवकान्त, उमाकान्त पुत्रगण रमाशंकर व 

श्रीमती राजपती देवी पत्नी रमाशंकर नि0 ग्राम , 
दयाशंकर पुत्र मातासरन, कमलेश पुत्र मातासरन, अर्जुन 
व भीम व ननकू व सहदेव पुत्रगण जगन्नथ व श्रीमती 
रामरानी पत्नी जगन्नाथ, लल्लूराम, लालबाबू, श्यामबाबू, 
दरोगा प्रसाद , अरूण कुमार पुत्रगण हरिशंकर व श्रीमती 

रजवन्ती देवी पत्नी हरिशंकर नि0 ग्राम ब्योहरा 
ऐसे सर्वेक्षण संख्या जिसके अर्जन हेतु पहले अधिसूचना हो चुकी है, और अतिरिक्त क्षेत्रफल की अपेक्षा की जाती है और वह इस अधिसूचना 
में सम्मलित कर लिया गया है । उन्हे मिन्ज लिखकर चिन्हांकित किया गया है । 


कृषि 


[ फा . सं. 2013 / एल. एम. एल. / 12 / 7 / ईस्टर्न कोरीडोर / 624 ] 

अचल जैन,कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


[ TT II – US 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAY 
(RAILWAY BOARD ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th May , 2015 


S . O . 1296 ( E ). – Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), S .O . Number 2677 (E ), dated 17th October, 2014 published in Gazette of India . Extraordinary , Part- II, Section 3 , 
sub section ( ii ) on dated 18th October, 2014 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued under sub - section 
(1 ) of section 20 ( A ) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central 
Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
execution , maintenance , management and operation of special railways project Eastern Dedicated Freight Corridor in the 
District Allahabad , in the state of Uttar Pradesh . 


And whereas, the substance of the said notification was published in local daily newspaper Nayadhees (Hindi ) 
dated 28 . 11 . 2014 and Amar Ujala (Hindi) dated 28.11 . 2014 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act; 


And, whereas, no objection were received , and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority and accordingly orders have been passed ; 

And , whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted it report to the CentralGovernment. 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose; 

And , further , in pursuance of sub section ( 2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land specified in the Schedule annexed here to 
shall vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


(8 ) 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Allahabad for special 

Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor in the state ofUttar Pradesh . 
District Name: Allahabad 
S . Name of Name of Survey Type of Nature of Area 

Land Owener s Name 
N . Tehsil Village Number Land Land 

( In 

hectare ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 

( 7 ) 
( 1 ) Meja (1 ) Kathar 19 Private Agriculture 0 .0200 Vinod Shankar S /o Tribhuwan Nath , 

Achhaywar Nath S /o Narendra Nath , 
Yogesh Dwivedi s/o late Chandra Seshar, 
Dinesh Chandra ,Mahesh Chandra , Rakesh 
Kumar, Nagesh Kumar , Rajesh Kumar s /o 
Narendra Nath , Smt. Gaytri PAndey W /o 
Suryamani Pandey, Jatashankar S / 
Jagannath , Smt. Kalpana Devi W /o Rajesh 
Kumar Pandey , Triveni Shankar S /o 

Tribhuwan Nath 
( 2) Soranwpati 762 (Minj) Private Agriculture 0 .0166 Jagdeesh Narayan , Amresh Chandra s /o 

Hari Sangam Dubey , Lata Tiwari s/ o 
Satish Chandra , Vinay Kumar Tiwari S / o 
Guru Prasad , Rudai Ram S / o Matasaran , 
Smt. Asha Devi W / o Nebu Lal, Sanjay 
Kumar S /o Late Vijay Shankar, Smt. Sarla 
devi W /o Late Vijay Shankar , Vijay 

Kumar S /o Anand Kishor 
838 (Minj) Private Agriculture 0 .0170 Ramchandra, Jullan Prasad s/ o Kaluram , 

Lamani and Rambabu s /o Gangoli 
840 (Minj) | Private Agriculture 0 .2250 |Anil Kumar, Anand Kumar s/o 

Kamleshwar Nath , Smt. Lalita Devi W /o 
Late Nanhe Lal Pandey , Vivek Kumar , 
Sudhir Kumar s /o Laxmi Shankar, Smt. 

Asha Devi w / o Laxmi Shankar 
841 (Minj) Private Agriculture 0 .0958 Karamchandra, Maheshchandra , 

|Avinashchandra s/ o Ramashankar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


857 (Minj) Private 
862 (Minj) | Private 


Agriculture 
Agriculture 


0 . 2281 
0 .0678 


(2 ) | Karchhana 


( 1 ) Byohara | 202 (Minj) | Private 


Agriculture 


0 .0750 


Umashankar s/o Jagdamba Prasad 
Amarnath , Vishambhar Nath , Sidhnath , 
|Kedarnath s/o Sahdev 
Heeralal, Gyan Bahadur , Nawab Bahadur, 
Suresh Bahadur, Dinesh Bahadur s/ o 
Ranbali Singh , Kxrishnkant, Umakant, 
Shivakant, s /o Ramashankar, Smt. Rajpati 
Devi w /o Ramshankar , Dayashanakar, 
Kamlesh s/o Matasaran , Arjun , Bheem , 
Nakul, Sahdev s/o Jagannath , Smt. 
Ramrani w /o Jagannath , Lalluram , 
Lalbabau , Shaymbabu , Daroga Prasad , 
|Arun Kumar s/ o Harishankar 
Krishnakant, Shivkant, Umakant s/o 
Ramashankar, Smt Rajpati Devi w /o 
Ramashanakar, Daya Shankar s /o 
Matasaran , Kamlesh s/o Matasaran , Arjun , 
Bheem , Nanku , Sahdev s/ o Jagannath , 
Smt. Ramrani w /o Jagannath , Lalluam , 
Lalbabau , Shyambabu , Daroga Prasad , 
Arun Prasad s/o Harishankar, Smt. 
Rajwanti Devi w /o Harishankar 


(2 ) Bajha 


461 (Minj) | Private 


Agriculture 10. 1140 


Those Survey No. where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered in this 
notification , are marked with suffix (Minj) 


[F . No . 2013/LML /12/7 /Eastern Corridor/624 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities - I) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


